निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 510 ) 


12 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार, 3 जुलाई 2013 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

1 जुलाई 2013 
" बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन ) नियमावली , 2013 " 


सं0 सी0 / एल0ए0 - 2/ 2007 / 4744/ जे0 — विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम - 39 ) 


की धारा -28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार उच्च न्यायालय , पटना के माननीय 
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 का संशोधन करने के लिए 


निम्नलिखित नियमावली बनाती है : 


1 . 


संक्षिप्त नाम और आरंभ – (1) यह नियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ( संशोधन ) 


नियमावली , 2013 कही जा सकेगी। 


(2 ) यह तुरंत प्रवृत होगी। 


उक्त नियमावली , 1996 के नियम - 2 का खंड ( च ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


" ( च ) “ सचिव " से अभिप्रेत है , राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का सदस्य - सचिव या यथा स्थिति , उच्च न्यायालय 


विधिक सेवा समिति अथवा जिला विधिक सेवा समिति का सचिव " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जुलाई 2013 
3. उक्त नियमावली, 1996 के नियम -3 के उप-नियम (1 ) का खंड ( ख ) , खंड के उप - खंड (i) के रूप 
में संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उप - खंड ( ii ) जोड़ा जायेगा : 

(ii ) पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष-पदेन सदस्य " 
4. उक्त नियमावली, 1996 के नियम -3 के उप- नियम (1 ) का खंड ( छ ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 


च्च न्य 


किया जायेगा : 


"( छ ) 


(i) 


अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष - पदेन सदस्य 


( ii ) अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष - पदेन सदस्य 


( iii ) महादलित आयोग का अध्यक्ष - पदेन सदस्य " 


5. 


उक्त नियमावली , 1996 का नियम 8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


" 8 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की नियुक्ति । - कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय 


विधिक सेवा समिति का सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए तबतक अर्हित नहीं होगा जबतक कि वह संयुक्त 


निबंधक से अन्यून पंक्ति का उच्च न्यायालय का कोई पदाधिकारी न हो। " 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार सिन्हा , 


सरकार के सचिव । 


1 जुलाई 2013 
सं0 सी0 / एल0ए0-2/ 2007/ 4744/ जे0 — बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन ) नियमावली , 2013 
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो 
भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड(3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार सिन्हा , 


सरकार के सचिव । 


The 1st July 2013 
___ Bihar State Legal Services Authority (Amendment ) Rules, 2013 

No. C /LA- 2/ 2007/4744 /J. — In exercise of powers conferred under Section - 28 of 
The Legal Services Authorities Act , 1987 (Act 39 of 1987 ) the Government of Bihar, in 


consultation with Hon ble the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna , is 


pleased to make the following rules to amend The Bihar State Legal Services Authority 


Rules , 1996 : 


Paste JHT (31HTERUT ), 3 Jan 2013 
1. Short title and Commencement .- (1) These Rules may be called The Bihar State 
Legal Services Authority (Amendment) Rules , 2013 . 

(2) It shall come into force at once. 
2 . Clause (f) of Rule - 2 of the said Rules, 1996 shall be substituted by the following: 

" (f)-" Secretary " means the Member Secretary of the State Legal Services Authority 
or Secretary to the High court Legal Services Committee or Secretary of the District Legal 
Services Authority as the case may be." 
3. Clause (b ) of Sub -rule (1) of Rule 3 of the said Rules, 1996 shall be numbered as 
sub - clause (i) of clause (b ) and the following new sub -clause ( ii) shall be added thereafter . 

" ( ii) Chairperson of Patna High Court Legal Services Committee- Ex -Officio 


Member . 


4 . Clause (g ) of sub - rule (1 ) of Rule 3 of the said Rules, 1996 shall be substituted by 
the following: 
" (g ) (i) The Chairman of the scheduled Castes Commission - Ex - Officio Member . 

(ii ) The Chairman of the Scheduled Tribes Commission -Ex -Officio Member 

( iii) The Chairman of the Mahadalit Commission -Ex-Officio Member." 
5. Rule 8 of the said Rules , 1996 shall be substituted by the following: 
" 8 Appointment of the Secretary to The High Court Legal Services Committee.- A person 
shall not be qualified for appointment as Secretary to the High Court Legal Services 
Committee unless he is an officer of the High Court not below the rank of Joint Registrar . 


By order of the Governor of Bihar 

VINOD KUMAR SINHA , 


Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paare JGIC ( 31HTERUT) 510 - 571+ 700 -Scouton 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


